निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 पौष 1931 ( TO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 14 जनवरी 2010 


( सं o पटना 40 ) 


मानव संसाधन विकास विभाग 


शुद्धि - पत्र 

13 जनवरी 2010 
सं 0 14 / एम7-279/09-262 — बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-30 में 


प्रदत शक्तियों के तहत राज्य सरकार मगध विश्वविद्यालय , बोधगया का 2009-2010 शैक्षणिक सत्र के 


दौरान परीक्षा के परिणामों की घोषणा निम्न तालिका के अनुसार करने का आदेश विभागीय आदेश संख्या 


271 3 , दिनांक 21 दिसम्बर 2009 को दिया गया था । अधिसूचना के क्रमांक 1 एवं 3 पर निम्नप्रकार 


अंकित किया गया था । 


मगध विश्वविद्यालय, बोधगया 


SI. 
No. 


Name of Examination 


Exam . 
Year 


Date of 
Commencemen 
tof Exam. 


Date of 

Result 
Declaration 


Remarks 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


M.A./M.Sc/M.Com.Final-2008 


2010 


05-12-2009 


10-12-2009 


3 


M.A./M.Sc/M.Com.Previous-2009 


2010 


05-12-2009 


10-12-2009 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 14 जनवरी 2010 


टंकण दोष के कारण अधिसूचना के स्तम्भ 


5 मे परीक्षाफल प्रकाशित करने की तिथि 


10 दिसम्बर 2009 अंकित हो गया था अब उसके स्थान पर परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि 8 फरवरी 


2010 एवं 9 फरवरी 2010 पढ़ा जाए । अधिसूचना की शेष शर्ते यथावत पढ़ी जाए तथा इस अधिसूचना 


के निर्गत होने के पश्चात् अधिसूचना संख्या 2713, दिनांक 21 दिसम्बर 2009 इस हद तक संशोधित 


समझा जाए । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


के 0 के 0 पाठक , 


सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 40-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


